निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 7 


28 माघ 1937 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

17 फरवरी 2016 ( ई 0 ) 


पृष्ठ 


उक्त 


विषय- सूची 
पृष्ठ 

भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में 
भाग-1 - नियुक्ति, पदस्थापन , बदली, शक्ति, छुट्टी और 

पुर: स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-3 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन, आई 0ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0, बी ० एससी 0, एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

भाग -7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप 0 - इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 -ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग-9 विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि। 

भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं, 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि। 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग-4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


--- 


उच्च 


4-5 


--- 


2 


बिहार गजट, 17 फरवरी 2016 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचनाएं 

11 फरवरी 2016 
सं ० 2 / टी09-04 / 15-383 — जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित श्री गणेशदत्त झा , को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में संयुक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टी09-04 / 15-384 — जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित श्री शशि भूषण राय, को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना में पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टी09-04 / 15-385 — जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर ( आरा) के पद पर पदस्थापित श्री मेदो दास , को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टी09-04 / 15-386 — जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिवहर के पद पर पदस्थापित श्रीमती वर्षा सहाय , को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में अवकाश रक्षित पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय, पू0 चम्पारण 
( मोतिहारी) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टी09-04 / 15-387 — जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित श्री कपिलदेव प्रसाद 
यादव, को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी , शिवहर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टी09-04 / 15-388 — जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित श्री चन्द्र किशोर प्रसाद 
यादव, को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण ( छपरा ) के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 2 / टी09-04 / 15-389 — जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बक्सर के पद पर पदस्थापित श्री रामराज प्रसाद , को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर ( भभुआ ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टी09-04 / 15-390 — जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कैमूर ( भभुआ) के पद पर पदस्थापित श्री सत्यनारायण 
प्रसाद, को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टी09-04 / 15-391 — जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, किशनगंज के पद पर पदस्थापित श्री महेश्वर साफी, को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टी09-04 / 15-392 — जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सुपौल के पद पर पदस्थापित श्री सत्येन्द्र नारायण कण्ठ, 
को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टी09-04 / 15-393 —जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापित श्री दिनेश साफी, को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टी09-04 / 15-394 — जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित श्री अवनीन्द्र कुमार 
सिन्हा, को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 2 / टी09-04 / 15-395 — जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, नालन्दा के पद पर पदस्थापित श्री सुरेन्द्र कुमार सिन्हा, 
को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट , 17 फरवरी 2016 


3 


सं ० 2 / टी09-04 / 15-396 — पदस्थापन की प्रतीक्षारत श्री विश्वनाथ प्रसाद विश्वकर्मा, को अगले आदेश तक अपने 
ही वेतनमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी , सिवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टी09-04 / 15-397 — पदस्थापन की प्रतीक्षारत श्री नीरज कुमार, को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान 
में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी , जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. सभी संबंधित पदाधिकारी अविलंब नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम, निदेशक ( प्रशासन)-सह - अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 48-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट, 17 फरवरी 2016 


भाग-9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No. 147—1, Archana D /o Ashok Kumar Sinha Qtr. No. B / 3 Housing Colony Kankarbagh , 
Patna -20 vide affidavit no . 17073 dated 07.12.2015 shall be known as Archana Asthana . 


ARCHANA. 


No. 166 - I, Ekwal athar s/ o Dr. Moizuddin ward No. 38 Saharsa Basti, Saharsa have changed 
my name from Ekwal Athar to Athar Iqbal by affidavit No. 5459 Dated 17.12.15 sworn before the Notary 
public . Henceforth , I shall be known as Athar Iqbal for all purposes. 


EKWAL ATHAR . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 48-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


